सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 717 राँची, मंगलवार, 


19 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
1 अगस्त , 2017 


संख्या-1/ पी० - 104/ 2006 पार्ट -| का .- 8541-- भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 
के पत्रांक - 36/ 01 / 2017- EO (SM-I), दिनांक 21 जुलाई , 2017 के आलोक में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एन० एन० सिन्हा, भा .प्र. से. ( झाः1987) को दिनांक 
1 अगस्त, 2017 के अपराह्न से Managing Director, National Highways Infrastructure Development 
Corporation Limited ( NHIDCL ) में योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 717 -- 50 


